रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. 0. L.-33002/99 
भारत सरकार 


Delhi Gazette 


एस.जी.-डी.एल.-अ.-30012023-243284 
SG-DL-E-30012023-243284 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 35] दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2023/माघ 10, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 465 
No. 35] DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2023/MAGHA 10, 1944 [N. C. T. D. No. 465 


art IV 
PART IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्‍ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 
ऊर्जा विभाग 
अधिसूचना 
दिल्‍ली, 4 नवम्बर, 2022 


फा. स. 5(25) / 2020-21 / ई.ई. तथा आर ई.एम. / 2187.---ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 
52) की धारा 16 के साथ पठित धारा 57 की उपधारा () द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्‍ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्‍ली ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली, 2006 में आगे संशोधन करने हेतु 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात : 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ-(1) इन नियमों को दिल्‍ली ऊर्जा संरक्षण निधि (संशोधन) नियमावली, 
2022 कहा जाए। 


(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे | 


2. दिल्‍ली ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली, 2006 में- 
(i) नियम 5 के उपनियम (2) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 


“(2) ऊर्जा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव 
की निहित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किसी भी मद हेतु व्यय किया जाएगा” 


639 DG/2023 (1) 


2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 


(1) उपनियम (4) के पश्चात्‌ नियम 5 में निम्नलिखित को जोडा जाएगा, अर्थात्‌:- 


"(6) ऊर्जा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव /सचिव 
की अध्यक्षता के अधीन दिल्‍ली ऊर्जा संरक्षण निधि (डीईसीएफ) के विनियमन, नियंत्रण, निर्देशन तथा 
संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय विषय संचालन समिति (एसएलएससी) को गठित किया जाएगा |” 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के उपराज्यपाल 
के आदेश से तथा उनके नाम पर, 


अजीमुल हक, विशेष सचिव (ऊर्जा) 
Ag: दिल्‍ली ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली, 2006 शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.10.2006 को tio WO 159 द्वारा 
अधिसूचित हुई | 
DEPARTMENT OF POWER 
NOTIFICATION 
Delhi, the 4th November, 2022 


F. No. 5 (25)/2020-21/EE&REM/2187.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 
57 read with Section 16 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Lt. Governor of the National Capital 
Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Energy Conservation Fund Rules, 
2006, namely: 


1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Energy Conservation Fund 
(Amendment) Rules, 2022. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. In the Delhi Energy Conservation Fund Rules, 2006, - 


(i) in sub-rule (2) of rule 5, the following shall be substituted, namely: - 


“(2) Expenditure for any item shall be incurred as per the delegation of financial powers vested with 
Additional Chief Secretary/ Pr. Secretary/ Secretary, Department of Power, Government of NCT of Delhi.” 


(ii) In rule 5 after sub-rule (4), the following shall be added, namely:- 


“(5) The State Level Steering Committee (SLSC), shall be constituted for the purposes of regulating, 
controlling, guidance and operation of Delhi Energy Conservation Fund (DECF) under the Chairpersonship of 
Additional Chief Secretary/ Pr. Secretary/ Secretary, Department of Power, Govt. of NCT of Delhi.” 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 


AZIMUL HAQUE, Special Secy. (Power) 


Note : The Delhi Energy Conservation Fund Rules, 2006 were notified vide no. 159 on dtd: 06.10.2006 in the 
Official Gazette. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. एफ 5 


SRIVASTAVA 


